इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमेव 


जयते 


। 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 11 


भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2017 - पौष 16, शक 1938 


भाग २ 
स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


14 


14 


बजरंग वार्ड 
महात्मा गांधी वार्ड 


15 


15 


कार्यालय , कलेक्टर ( शहरी विकास ) , 

डिण्डौरी , मध्यप्रदेश 
डिण्डौरी, दिनांक 24 दिसंबर 2016 
क्र . 153 - DUDA- 2016.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 
1961 ( क्र . 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्य शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नगर परिषद्, 
डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के वार्डों का विस्तार नीचे दी गयी अनुसूची 
के अनुसार अवधारित किया जाता है : 

अनुसूची 


वार्डों की सीमाओं का विवरण 


वार्ड क्रमांक 07 - इमलीकुटी वार्ड 


उत्तरी सीमा-( पूर्व से पश्चिम की ओर ) मल्ली नाला जो नर्मदा 

संगम बिंदु से पश्चिम की ओर श्री सगीर खान की भूमि के 
किनारे -किनारे श्री बिलैया की भूमि से औरई की सीमा तक . 


वार्ड क्र . 


सरल क्र . 
( 1 ) 


वार्ड का नाम 

( 3 ) 


( 2 ) 


01 


दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) नर्मदा नदी से इमलीकुटी 

के दक्षिण में स्थित नाले के संगम बिन्दु से जो पश्चिम ओर श्री 
मुस्तफा खान के मकान के उत्तरी सीमा से लगा हुआ, पश्चिम 
से बिलैया की भूमि के किनारे से औरई की सीमा तक . 


02 


03 


01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 


04 
05 
06 
07 
08 
09 


इमलीकुटी वार्ड 
राधा स्वामी वार्ड 
सिविल लाइन वार्ड 
श्री राम मंदिर वार्ड 
नेहरू वार्ड 
मौलाना आजाद वार्ड 
अम्बेडकर वार्ड 
राधा कृष्ण वार्ड . 
नर्मदा गंज वार्ड 
रानी दुर्गावती वार्ड 


पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर) उत्तर की ओर मल्ली नाला 

एवं नर्मदा संगम से दक्षिण की ओर नर्मदा के किनारे राज्य 
परिवहन डिपो के पूर्वी भाग से इमलीकुटी के किनारे स्थिल नाले तक . 


10 


पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर) मल्ली नाला के किनारे 

से औरई की सीमा से लगा हुआ दक्षिण में नर्मदा विकास 
परियोजना कार्यालय के दक्षिणी भाग होते हुये श्री बिलैया की 
भूमि एवं नाले तक. 


सुभाष वार्ड 


11 
12 


11 
12 
13 


कंपनी चौक वार्ड 
अवंती बाई वार्ड 


13 


1 


[ भाग 2 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2017 


2 


वार्ड क्रमांक 02 - राधा स्वामी वार्ड 


उत्तरी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) इमलीकुटी के किनारे 

स्थित नाले से पश्चिम की ओर श्री मुस्तफा खान के मकान होते 
हुये नाले के किनारे -किनारे श्री बिलैया की भूमि होते हुये श्रीमती 
छोटी बाई पति श्री गोविन्द शर्मा ( झाडे वकील ) के मकान तक . 


पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) न्यायालय चौराहा से 

पश्चिम भाग होते हुये मेन रोड के किनारे -किनारे पी.डब्ल्यू.डी . 
तिराहा तक . 
पश्चिमी सीमा-( उत्तर से दक्षिण की ओर ) श्री जमुना प्रसाद 
पाण्डेय के मकान के पास नाला से पूर्वी भाग होते हुए रानी 
अवंती बाई के सामने स्थित रोड के किनारे -किनारे कन्या शाला 
की बाऊंड्री तक . 

वार्ड क्रमांक 05 - नेहरू वार्ड 


दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) नर्मदा जी से मिला नाला 

जो विद्युत मंडल के पीछे नर्मदा संगम बिन्दु से पश्चिम की ओर 
राधा स्वामी सत्संग भवन के दक्षिण से होते हुये नाले के किनारे 
किनारे श्री सुरेश सोनी के मकान तक . 
पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) इमली कुटी के दक्षिण में 
स्थित नाला नर्मदा संगम नर्मदा के किनारे -किनारे विद्युत मंडल 
के पीछे स्थित नाला नर्मदा संगम तक. 


उत्तरी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) पी.डब्ल्यू.डी. तिराहा से 

श्री किशोरी लाल के मकान की पुलिया से डॉ. शंकर सोनी के 
मकान के समाने से होते हुए तहसीलदार निवास से होते हुए 
मुलैया टोला रोड के किनारे -किनारे दक्षिण भाग मुण्डा 

टिकरा 
के नीचे श्रीमती शशि नामदेव के मकान के आगे नाला तक . 


में 


पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर) श्रीमती छोटी बाई पति 

श्री गोविन्द शर्मा ( झाडे वकील ) के मकान से दक्षिण की ओर 
बालाद्योन होते हुये नाले के किनारे की सीमा से श्री सुरेश सोनी 
के मकान तक . 


दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) गल्ला गोदाम एवं सब्जी 

मंडी तिराहा से गल्ला गोदाम होते हुए किशोरी मोहल्ला से होते 

हुए राजूशा विद्यालय ( रानी रामगढ़ रोड ) औरई की सीमा तक . 
पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) पी.डब्ल्यू.डी. तिराहा से 

मैन रोड के पश्चिमी भाग सब्जी मंडी गल्ला गोदाम तिराहा तक. 


वार्ड क्रमांक 03 - सिविल लाइन वार्ड 


पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) श्रीमती शशि नामदेव 

के मकान के आगे नाला से औरई की सीमा रामगढ़ रोड तक . 


उत्तरी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर) मेन रोड पी.एच.ई. कार्यालय 

के पीछे स्थित नाले के किनारे -किनारे श्री त्रयम्बकेश्वर मंदिर के 
सामने से होते हुये प्राथमिक शाला मुलैया टोला श्रीमती भगवनिया 
बाई पति श्री कल्याण बर्मन के मकान से होते हुये पश्चिम की 
ओर औरई की सीमा तक . 


वार्ड क्रमांक 06 -मौलाना आजाद वार्ड 


उत्तरी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर) गल्ला गोदाम तिराहा से पूर्व 

से पश्चिम की ओर श्री पाल बाबू के मकान के पास के नाला तक . 


दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) मेन रोड केन्द्रीय विद्यालय 

से होते हुये पुराना थाना के सामने से दक्षिण की ओर. सी.सी. 
रोड, श्री एल. पी. कोकडिया के मकान से होते हुये काली मंदिर 
होते हुये त्रयम्बकेश्वर मंदिर के सामने से श्री प्रीतम अवधिया के 
मकान से लेकर श्री निर्मलधर बडगैयां के मकान तक . 


दक्षिणी सीमा -- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) रेस्ट हाऊस तिराहा से 

पूर्व से पश्चिम की ओर छात्रावास के पास बायपास रोड तक . 


पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर) पी.एच.ई. कार्यालय मेन 

रोड के किनारे - किनारे केन्द्रीय विद्यालय तक . 


पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर) आनंद टी . व्ही . दुकान / 

एस.बी.आई., ए.टी.एम. से मेन रोड के किनारे -किनारे पश्चिमी 
भाग रेस्ट हाऊस तिराहा तक . 


पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) औरई की सीमा से 
बायपास रोड किनारे -किनारे पूर्वी भाग होते हुये श्री निर्मलधर 
बडगैयां के मकान तक : 


पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) पाल बाबू के मकान 

के पास नाला से छात्रावास के पास नाला तक . 


वार्ड क्रमांक 07 - अम्बेडकर वार्ड 


वार्ड क्रमांक 04 - श्री राम मंदिर वार्ड 


उत्तरी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) श्री मकरंद दुबे के मकान 

के पास स्थित नाला के किनारे - किनारे श्री परसादी लाल सैयास 
के - मकान तक . 


उत्तरी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर) न्यायालय के पास मेन 

रोड . के दक्षिणी भाग रोड के किनारे - किनारे जनपद पंचायत 
कार्यालय होते हुये, श्री कुमार झारिया के मकान से श्री गया प्रसाद 

दुबे के मकान होते हुये उत्तर पूर्व में स्थित नाले तक . 
दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) मुख्य बाजार में स्थित 

पी.डब्ल्यू.डी. तिराहा से कन्या शाला की बाउण्ड्री की सीमा तक . 


दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) रामबाई धर्मशाला से 

अजयपाल शर्मा के मकान होते हुए सी.सी. रोड का उत्तरी भाग 
प्रेमझनकार दुकान तक . 


3 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2017 


दक्षिणी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) घुघरा नाला पुराना 

चीरघर के पास नर्मदा संगम से संजय निकुंज छोड़कर पुलिस 
लाईन कृषि अनुसंधान कार्यालय से लेकर रानी दुर्गावती तिराहे 


पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) श्री मकरंद दुबे के मकान 

के पास स्थित नाला के संगम से नर्मदा के किनारे -किनारे रामबाई 

धर्मशाला दुकान तक . 
पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर) श्री परसादी लाल 

सैयाम के मकान के पास नाला से पूर्वी भाग मेन रोड के किनारे 
किनारे प्रेमझनकार दुकान तक . 


तक . 


पूर्वी सीमा- ( पूर्व से पश्चिमी की ओर ) घुघरा नाला से नर्मदा के 

किनारे -किनारे सी . सी . रोड होते हुए ईदगाह के नाला तक . 


वार्ड क्रमांक 08 - राधाकृष्ण वार्ड 


पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) विजय लॉज तिराहा से 

मेन रोड के किनारे पूर्वी भाग पंजाब नेशनल बैंक होते रानी 
दुर्गावती चौराहा तक . 


उत्तरी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) शिवमंदिर तिराहा से 

सुलभ शौचालय के सामने से होते हुए सीता बाई रजक के घर 
होते हुए 

सी . सी . रोड का दक्षिणी भाग डॉ . फिरोज के मकान 
मेन रोड तक . 
दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) श्री पुन्नू लाल राव के 

मकान के रामकुमार चना/ फूटा दुकान मेन रोड तक . 


वार्ड क्रमांक 11 - सुभाष वार्ड 
उत्तरी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) रेस्ट हाऊस के नीचे मत्स्य 

कार्यालय से पार्वती बाई के मकान एवं छात्रावास होते हुए 
दक्षिणी भाग औरई की सीमा तक . 


पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) डॉ. फिरोज के मकान से 

होते हुए मेन रोड के किनारे -किनारे रामकुमार नंदा फूटा दुकान 


तक . 


पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) शिव मंदिर तिराहा से 
होते हुए 

सी . सी . रोड के उत्तरी भाग श्री रामजी लाल शर्मा के 
मकान से होते हुए श्री पुन्नु लाल राव के मकान तक . 


दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) कंपनी चौक तिराहा , 

श्री सुरेन्द्र दुबे के मकान से मण्डला मेन रोड का उत्तरी भाग मण्डला 

बस स्टैण्ड होते हुए जमुनिया की सीमा कीरत के मकान तक . 
पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) रेस्ट हाऊस के नीचे मत्स्य 
कार्यालय मेन रोड के किनारे -किनारे पश्चिमी भाग को लेते 

श्री सुरेन्द्र दुबे के मकान, कंपनी चौक तिराहा तक . 
पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) छात्रावास औरई सीमा 
हेतु हुए पूर्वी भाग को लेते हुए जमुनिया की सीमा श्री कीरत सिंह 
पाराशर के मकान तक . 


वार्ड क्रमांक 09 - नर्मदागंज वार्ड 


उत्तरी सीमा- ( पूर्व 

( पूर्व से पश्चिम की ओर ) शमशान घाट के सामने 
नाला से सी . व्ही . रमन विद्यालय होते हुए शिव मंदिर तिराहा 
तक . 


वार्ड क्रमांक 12 - कंपनी चौक वार्ड 


दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर) शमशान घाट नाला 

नर्मदा संगम से नत्थू लाल की बाडी के किनारे -किनारे मझार 


तक . 


पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) मझार के पास से 

श्री सोनकिया के मकान होते हुए भूरा पटेल के मकान नर्मदा सी . 

सी . रोड तक .. 
पश्चिमी सीमा -- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) शिव मंदिर धर्मशाला 
तिराहा से पी . एन. अवस्थी के मकान से पूर्वी क्षेत्र होते हुए 
श्री भूरा पटेल के मकान तक . 


उत्तरी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) घुघरा नाला नर्मदा संगम 

से संजय निकुंज होते हुए कृषि कार्यालय कृषि कॉलोनी के 

दक्षिणी भाग को लेते हुए रेस्ट हाउस तिराहा तक . 
दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर) टांकी नाला से उपजेल 

को लेते हुए बाईपास रोड के किनारे श्री महेश सिंह के मकान 

से होते हुए नगर परिषद् कांजीहौस भवन तक . 
पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर) घुघरा नाला से नर्मदा संगम 

संजय निकुंज होते हुए टंकी नाला तक . 
पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर) रेस्ट हाऊस तिराहा से 

मेन रोड के किनारे -किनारे पूर्वी भाग को लेते हुए श्री महेन्द्र 
नायक के मकान होते हुए श्री लोक सिंह पाराशर के मकान के 
किनारे नाला तक एवं नाले के पूर्वी भाग को लेते हुए श्री अशोक 
सारस के मकान होते हुए जलाशय के किनारे पूर्वी भाग को लेकर 
हांजीहौस भवन तक . 


वार्ड क्रमांक 10 - रानी दुर्गावती वार्ड 
उत्तरी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) शमशान घाट ईदगाह नाला 

नर्मदा संगम से श्री नत्थू लाल कछवाहा की बाड़ी का किनारा 
छोड़कर श्री कोमल प्रसाद पाठक के मकान होते हुए विजय ला 
तिराहा तक . 


. 


--- 


4 


[ भाग 2 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2017 


वार्ड क्रमांक 13 - अवंती 

-अवंती बाई वार्ड 


दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर) बाई पास रोड छात्रवास 

से श्री टीकाराम गौतम के मकान तक . 


उत्तरी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर) मनमोहन सिंह चंदेल के 

मकान के किनारे स्थित सनवरा नाला से मेन रोड के किनारे 
किनारे दक्षिणी भाग को लेते हुए श्री राकेश सिहारे के मकान 
( ए.टी.एम. ) होते हुए श्री कैलाश साहू ( राज कलेक्शन ) के 
मकान तक . 


पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर) श्री प्रताप सिंह पाराशर 

( भोले ) के मकान से श्री ताराचंद लोमेश के मकान होते हुए 
बिरसामुण्डा का पश्चिमी. भाग लेते हुए छात्रावास बाईपास रोड 


तक . 


दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) जलाशय के किनारे 

श्री ज्ञानी सिंह पाराशर के मकान से श्री जागेश्वर श्रीवास के मकान 
के उत्तरी भाग को लेते हुए श्रीमती मैना बाई के मकान तक . 


पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) श्री द्वारका के मकान 

से पूर्वी क्षेत्र लेते हुए श्री टीकाराम गौतम के मकान तक . 


अमित तोमर, कलेक्टर. 


पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) श्री मनमोहन सिंह चंदेल 

के मकान के पास स्थित सनवरा नाला के पश्चिमी भाग लेते हुए 
जलाशय के किनारे श्री कुल्लू वनवासी के मकान बजरंग मंदिर 
ज्ञानी सिंह के मकान तक . 


Dindori, the 24th December 2016 


पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर ) श्री कैलाश चंद साहू 
( राज कलेक्शन ) के मकान दक्षिणी भाग को लेते हुए मण्डला . 
रोड श्री सुनील नामदेव के मकान होते हुए श्रीमती मैना बाई के 
मकान तक . 


No. 153-DUDA 2016.— Madhya Pradesh Municipal 
Act, 1961 ( No. 0 to No. 37 in 1961 ) of the current City 
Council hereby makes the use of force by sub - section 
( 1 ) of the 29.wards of the District Dindori detail below 
Dindori are determined in accordance with the Schedule 
of the supported centrally : 


SCHEDULE 


वार्ड क्रमांक 14 - बजरंग वार्ड 


S. No.. 

( 1 ) 


Ward Number 

( 2 ) 


Ward Name 

( 3 ) 


उत्तरी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) जलाशय के किनारे 

श्री चेतराम पाराशर के मकान के दक्षिणी भाग को लेते हुए हुलकर 
सिंह के मकान होते हुए श्री मोहन सिंह नरवरिया के मकान तक , 


दक्षिणी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) कांजीहौस भवन को 

छोड़कर उत्तरी भाग में श्री सूरत लाल के मकान होते हुए आई. 
टी. आई. के किनारे नाला तक . 


01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 


01 
02. 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 


Imli kuty ward 
Radha swami ward 
Civil line ward 
Shree ram mandir ward 
Nehru ward 
Molana Azad ward 
Ambedkar ward 
Radha Krishna ward 
Narmada ganj ward 
Rani durgawati ward 
Shubhas ward 
Company chouk ward 
Awnti bai ward 
Bajrang ward 
Mahatama Gandhi ward 


पूर्वी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर) श्री चेतराम के मकान से 
होते हुए जलाशय के किनारे पश्चिमी भाग लेते हुए कांजीहाऊस 
बाईपास रोड तक . 


पश्चिमी सीमा- ( उत्तर से दक्षिण की ओर) श्री मोहन सिंह नरवरिया 

के मकान से गायत्री मंदिर होते हुए पूर्वी भाग को लेते हुए श्री सुरेश 
वनवासी के मकान से होते हुए आई. टी. आई. नाला तक . 


Description of the Boundaries of Wards 


WARD No. 1 -IMLI KUTY WARD 


वार्ड क्रमांक 15 - महात्मा गांधी वार्ड 


उत्तरी सीमा- ( पूर्व से पश्चिम की ओर) श्री प्रताप सिंह ( भोले ) 

के मकान से श्री छत्रसिंह के मकान होते हुए एवं डिण्डौरी 
मण्डला रोड का दक्षिण भाग लेते हुए श्री बुद्धू सिंह के मकान 
से लेकर बाईपास रोड श्री द्वारका सिंह के मकान तक . 


North-( East to west) the Narmada meeting point Malli 

sewer westward along the shores of the land of 

Mr. Saghir Khan ,Mr. Bilaya Awri extent of the land . 
South- ( East to west) of Narmada river in the south of 

the grotto tamarind meeting point of the valley which 
lies on the western side of the apartment of 
Mr. Mustafa Khan Uttari . 


4M 2 ] 


TEZYGS 1947 , farlich 6 719 2017 


5 


WARD NO . 4 SHRI RAM MANDIR WARD 


East- (North to south ) Mallim stream North .----ward and 

southward from the confluence of Narmada Narmada 
trasport depots along the eastern part of the kingdom 
located along the brook from the tamarind 
grotto . 


North— ( East to west) near the main road Nyadyaly Road 

along the southern part of the district panchayat office 
while Mr. Kumar was Jharia Mr. Prasad Dubey s house 
located east of the house , while Uttr brook . 


West— (North to south ) from the edge of Nala Malli 

Awri Narmada development project in the south of 
the border , while the southern part of the Office of 
Land and Mr. Bilaya brook . 


South- ( east to west ) located in the main market of 

PWD Three way old school, to the extent of the 

transboundary. 
East— (North to south ) Nyajayaly crossing the main road 

along the west- part of PWD Three way. 


WARD NO . 2 - RADHA SWAMIWARD 


North- ( East to west) side of the valley to the west 

from tamarind grotto Khan s house while Mr. Mustfa 
while along the valley of the land while Mr. Bilaya 
Mrs. Little Bai husband Mr. Govindh Sharma (Jhade 
lawyer) by the house . 


West— (North to south ) of Sri Jamuna Prasad Pandey 

while the eastern part of the house near the brook 
along the road in front of the Queen Anwatibai 
Knyadshala to the transboundary . 

WARD NO . 5_NEHRU WARD 


South- ( East to west) Narmada Ji got sewer system 

behind the Vihdyut Bindua confluence of Narmada to 
the south west side of the building while Radha 
Swarmi Sntsng groove along to the home of 
Mr. Suresh Soni. 


North- (from North to south ) PWD Shri Kishori Lal s 

house Pulia trijunction Dr. Shankar Soni officer s house 
in front of the residence there need to register via 
Mulaya Tola Road along the south part ofMuda Tikara 
Shashi Namdeo down houses to the sewer. 


East- (North to south ) , located in the south of the grotto 

tamarind Nala Sangam Narmada Narmada located 
behind the dike along the Electricity Board to the 
confluence of Narmada . 


South- (East to west ) Gllak warehouse trijunction AND 

vegetable market drove the warehouse while the 
teenager while mohllan Rajusa school (Queen 
Ramgarh Road ) to the extent of Awri . 


West- (North to south ), Mrs. Bai s husband Mr. Govinda 

Sharmat small- (jhade lawyer ) while the house edge of 
the valley to the south boundary of BalUdhyan house 
until Mr. Suresh Soni. 


East— (North to south ) PWD trijunction vegetable market 

drove the western part of the main road to the 

warehouse trijunction . 
West— (South to Uttr ) Shashi Namdeo Awri of houses 

bordering the stream Ramgarh Road . 


WARD NO . 6 - MOLANA AZAD WARD 


WARD NO . 3 — CIVIL LINE WARD 


North - East to west) drove to the west from the east 

warehouse trijunction Mr. Paul Babu s house nearby 
to drain . 


North— (East to west) drain near Main Road PHE Office 

along the front of the temple while Sri Trynbkeshwyr 
Bhagwan primary scholl by Mrs. Tola Mulaya husband 
Mr. Kalyain Berman need to register via the house 
west the extent of Awri . 


South- (East to west) rest house before trijunction 

Waipas Road on the west side near the hostel. 


East- (North to south ) away from the TV shop SBI 

ATM along the western part of the main road to the 
rest house trijunction . 


South- ( East to west) while the old polic station in 

front of the main road from the Central School of CC . 
Road to the south , while the house of Mr. LP Kokdia 
Trynbkeshwnr Kali Mandir temple in front of the 
house of Mr Darling Awadhiya from the house to 
Mr Nirmal Dhar Bdgaya . 


West- (North to south ) Palbabu house near the brook 

near the hostel. 


WARD NO . 7 - AMBEDKER WARD 


East- (North to southwards) PHE Office Kinare - along 

Main Road to Central School. 


North- ( East to west) Mr. Makarand Dubey s house 

along the stream near the house of Mr. Prsadi red 
Saiyyam . 


West— (to the south and the North -ern Lights ) Awri 

bypass road from the border along the eastern parts of 
the apartment, Mr. Nirmal Dhar Bdgaya . 


South- (East to west) by Ram Sharma s house while 

the innards Ajaypal Uttsri Part of CC Road shop love 
to chime . 


6 


HEZY 593 , fiic 6 Hot 2017 


[ HIT 2 


WARD NO . 11 - SHUBHAWS WARD 


East- ( from North to South ) Mr. Makarand Dubey s 

house located near the confluence of the stream banks 
of the Narmada Kinare -Ramabai to Dharamsala . 


West- (North to south ) Mr Prsadi red Saiyyam eastern 

part of the house near the main road along the Prem 
Jhankar to shop chime. 


WARD NO . 8 - RADHA KRISHNA WARD 


North (East to west ) Shiva Temple Three way 

accessible from the front of the toilet while the houses 
need to register sitabai Razak Dr Firoz southern part 
of CC Road house to the main road . 


North - East to west) rest house under fed parvati Bai s 

house and hostel are office need to register the extent 

of the southern part Awri. 
South- (East to west) company Shri Surendra Dubey s 

house square trijunction Mandla Mandla Main Road 
bus stand , while the North -ern part of the house till 

the Kirat range of amethyst. 
East- (North to south ) below the rest house Mtsyr office 

need to register, take the main road along the western 
part -kinare Mr. Surendran Dubey trijunction square 

to house the company. 
West- (North to south ) hostel Awri limit , taking the 

eastern part of the house until amethyst border 
Mr. Kirat Singh Parasr. 


South (East to west), Shri Punnu Lal Rao Ramkumar 

gram chips shop house to the main road . 


East - (North to south ) , Dr Feroz houses along the main 

road , Through Ram Kumar Nanda Anand store. 


WARD NO . 12- COMPANY CHOUK WARD 


West- (South of Uthur ) Three way through a Shiva 

temple Shri Ram Ji Lal Sharma part Uttdri CC Road 
through the store to the house of Ram , Shri Punnu 
Lal. 


WARD NO . 9 — NARMADAGANG WARD 


North ( East to west) from CV Raman broomstick in 

front of crematorium school trijunction Turning to the 

Shiva temple. 
South ( East to west) of crematorium Nitthu Nala 

Sangam Lal s body , along the Narmada to Mazar. 
East (Uttrr the south side) near Mazar Sonkia house 

while Mr. Brown in his house Narmada CC Road . 
West- (North to south ), Shiva temple hospice Trijunction 

eastern regions of the PN Awasthi house to house , 
Mr. Brown Patel. 


North (East to west) Sanjay NikunjGugra Nala Sangam 

Narmada Colony while the southern part of the farm s 

agricultural office , taking up trijunction Restn House . 
South- ( East to west) the pen broomstick Upjel Mahesh 

Singh , taking the side of the bypass road through the 

house to the City Council building green yard . 
East- (North to south ) Gugra Nala Nala pen while 

Nikunj Sanjay confluence of Narmada . 
West (North to south ), rest houses along the main road 

from the easten part trijuction do not need to register 
need to register the apartment of Mr. Folk heor 
Mr. Mahendra Singh Parasr along the stream to the 
house and took the eastern part of the valley Ashok 
Stork house while building the reservoir along the 
eastern part of the green yard . 

WARD NO . 13– AWANTI BAI WARD 


WARD NO . 10 RANI DURGAWATI WARD 


North- (East to west) from the confluence of Narmada 

crematorium idgaah broomstick body of Mr. Ntthu 
red Kachwahas Coast except those houses need to 
register Mr Gentle reader offerings trijunction shame 

to victory . 
South-- (North to south ) Gugra broomstick old sawmill 

near the confluence of Narmada except Sanjay Nikunj 
Police Lines from agricultural research office 

Durgavati Tirahe queen . 
East- (East to west), along the Narmada Gugra Nala 

Road CC Idgah need to register to sewer. 
West— (Uttnr south ) along the main road of conquest 

shame trijunction . Punjab National Bank , while the 
eastern part of Queen Durgavati crossroad . 


North- (East to west) Manmohan Singh Chandel houses 

located along the main road along the southern part 
of Snyra sewer taking Rakesh Sihare house (ATM ) 

while Kailash Sahu (Raj Klekshkn ) by the house . 
South ( from east to west) side of the reservoir from 

the apartment of Mr. Gyani Singh Parasr Mr. 
Jageshwar Srivas Mrs.Manabai apartment houses need 

to register to take part Utthri. 
East- (Uttwr to south side ) located near the. aparment 

ofMr. Singh Chandel Snvra chamfer along the western 
part of the reservoir while the apartment of Mr. Küllui 
Sylvan Bajrang Singh s residence to the temple of 

knowledge . 
West— (North to south ) Kailash Chandra Sahoo (Raj 

Klekshtn ) southern part of the house , taking Mandla 
Road Sunil Namdeo house to house while Mrs.Maina 
Bai. 


T 2 ] 


HEZYS 275143 , faida 6 a 2017 


7 


WARD NO . 14 - BAJRANG WARD 


WARD NO . 15 — MAHATAMA GANDHI WARD 


North - East to west ) side of the reservoir, taking the 

southern part of the apartment of Mr. Chetram Parasr 
Hulkar Singh Mohan Singh s house is Nrvria need to 
register to the houses. 


North- (East to west ) Shri Pratap Singh (naive), while 

the house and the house of Mr. Ctrsinh Dkshimni 
Participating Dindori -Mandla road bypass road from 
Mr. Singh s residence Buddur Mr. Dwarika Singh s 
residence till . 


South- (East to west ) Pounds excuding building Uttkri 

Mr. Surat red at the edge of the stream to the house , 
while the ITI. 


East— (North to south ) side of the reservoir, while the 

house of Mr. Chetram Participating western bypass 

road to the green yard . 
West- (North to south ) Mohan Singh Nrvria the eastern 

part of the house , taking the Gayatri Mandir 
Shri Suresh Sylvan ITI, through the house to the sewer. 


South- (East to west) by pass road from the hostel to 

the apartment of Mr. Tika Ram Gautam . 
East— (North to south ) Sripratap Singh Parasr ( vaive ) 

from the house , while the house of Mr. Tarachandra 
Lomesh Birsamunda Participating hostel Western 

Bypass Road . 
West- (North to south ) Mr. Dwarka house to house in 

the eastern region while Mr. Tikaram Gautam . 


AMIT TOMAR , Collector. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2017 . 


